सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

12 भाद्र 1936 ( श० ) 
संख्या 36 राँची, बुधवार 

3 सितम्बर , 2014 ( ई० ) 

विषय- सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग 1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 283- 285 

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 
आदेश । 
भाग 1 - ख -- मैट्रिकुलेसन, आई. ए., आई. एस - सी ., बी . ए , 
बी .एस. सी ., एम . ए., एम . ए. सी ., लॉ भाग1 और 
2, एम . बी . बी . एस ., बी . सी .ई.,डिप० -इन - एड ., 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ 
एवं नियम आदि । 
भाग 3– भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 


भाग - 4 - झारखण्ड अधिनियम 
भाग -5 - झारखण्ड विधान- सभा में पुरःअस्थापित 
विधेयक , उक्त विधान -मंडल में उप - स्थापित या 
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के 
पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
भाग-7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
एम . एस . और की अनुमति मिल चुकी है | 
भाग- 8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 9 - विज्ञापन 
भाग- 9 - क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-9- ख - निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ , 
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 

इत्यादि । 
पूरक -- 
पूरक " अ " ... 


284 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार , 3 सितम्बर , 2014 


भाग 1 


नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
26 अगस्त , 2014 


संख्या -4/ अवकाश- 05 - 24 / 2014 का. 8554-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा की श्रीमती शुभ्रा रानी , 
सहायक प्रशासक, धनबाद नगर निगम, धनबाद द्वारा दिनांक 24 जनवरी, 2014 से 30 जून , 2014 
तक उपभोग किये गये मातृत्व अवकाश को वित्त विभाग के संकल्प सं0 - 551 दिनांक 
1 मार्च, 2007 एवं 997 दिनांक 1 जुलाई , 2010 के आलोक में स्वीकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से, 


सुमन कुमार , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


285 


FROUS JIGC (HTERUT) JETAR , 3 PASAR , 2014 
HIGH COURT OF JHARKHAND , RANCHI 


NOTIFICATION 
The 27th August , 2014 


No . 185 A - - Sanction is accorded in favour of Sri Sanjeev Kumar Das, Deputy 
Registrar (Protocol), High Court of Jharkhand , Ranchi, for encashment of one month s Earned 
Leave equivalent to one month s leave salary admissible for one block year commencing from 
27th May, 2012 to 26th May, 2014 under Rule 227, 228 and 240(a) of Jharkhand Service Code 
and Proviso IX of the State Government Resolution No.6 / Est . Vividh 7 /2006 Ka 4598 /Ranchi dated 
29th August, 2006 . 


By order of the Court, 


G .K . Choudhary, 


Registrar (Admn.) 


अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

SIRGUS JUTC (HTERUT) 36 – 50 | 


